निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 
110 पटना. आषाद. 1837 CTORoos 


( सं0 पटना 319 ) 


19 आषाढ़ 1931 ( AO ) 
पटना, शुक्रवार , 10 जुलाई 2009 


सं0 I / ई - 411 / 2005 _ 1640 
निबंधन , उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग 

(निबंधन ) 


संकल्प 

7 जुलाई 2009 
श्री सीताराम साह , तत्कालीन जिला अवर निरीक्षक , भागलपुर सम्प्रति निबंधन कार्यालयों के निरीक्षक , 
दरभंगा प्रमण्डल , दरभंगा के विरूद्व उनके जिला अवर निबंधक, भागलपुर के पद पर दिनांक 4 सितम्बर 1999 से 
14 जनवरी 2002 के कर्त्तव्यकाल के दौरान , न्यायालय आदेश का अनुपालन नहीं करने, अभिलेखों के संधारण में 
उदासीनता दिखाने , कुछ अभिलेखों के खो जाने तथा कुछ के विनष्ट हो जाने संबंधी गठित आरोपों पर विभागीय 
संकल्प सं0 1236, दिनांक 20 मई 2005 एवं संशोधित संकल्प सं0 12, दिनांक 3 जनवरी 2006 के द्वारा विभागीय 
कार्यवाही के संचालन का निर्णय लिया गया । संचालन पदाधिकारी के रूप में श्री सरयुग प्रसाद प्रभाकर उप - निबंधन 
महानिरीक्षक को नियुक्त किया गया । 

2. संचालन पदाधिकारी के निष्कर्ष में आरोपी पदाधिकारी के विरूद्व गठित आरोपों में से सब - जज , 
भागलपुर को निशान बही उपलब्ध नहीं कराने , अधीनस्थ कर्मियों पर नियंत्रण एवं अनुशासन नही रख पाने एवं 
अभिलेखों के क्षतिग्रस्त होने पर वरीय अधिकारियों को सूचित नहीं करने संबंधी आरोपों को आंशिक रूप से प्रमाणित 
पाया गया । 

____ 3. संचालन पदाधिकारी के मंतव्य तथा आरोपी पदाधिकारी से प्राप्त स्पष्टीकरण एवं संचिका में उपलब्ध 
तथ्यों पर पूर्ण समीक्षोपरान्त श्री सीताराम साह को सरकार के आदेशानुसार बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , 
नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 14 के अन्तर्गत "निन्दन " (वर्ष 2001 - 02 में ) का दण्ड संसूचित 
किया जाता है । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 10 जुलाई 2009 
आदेशः - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा 

इसकी प्रति श्री सीताराम साह निबंधन कर्यालयों के निरीक्षक , दरभंगा प्रमण्डल दरभंगा एवं अन्य सभी 
संबंधित को दी जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

आमिर सुबहानी, 
सरकार के सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 319 - 571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette.bih. nic .in 


